" 


. .: : . .. 


HTRA 


PIL HD. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
26 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 175 राँची , सोमवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- - - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
8 जनवरी, 2018 ई० । 


संख्या-11/ स्था० राज०- 49 / 2017-151-- कारा अधिनियम 1894 (एक्त 09 आफ 1894) की धारा -03 
( 1) एवं बंदी अधिनियम , 1900 (एक्ट 03 आफ 1900 ) की धारा -02 ( B) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 
झारखण्ड सरकार , देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर अनुमंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपकारा हेतु 
नवनिर्मित भवन को बंदियों के संसीमन हेतु दिनांक 16 जनवरी , 2018 के प्रभाव से कारागार (PRISION ) 
घोषित करती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 175 -- 50 


